सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
27 नवम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1049 राँची, मंगलवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 


अधिसूचना 
22 नवम्बर, 2018 


संख्या - 03नि0 / 40 - 83 / 2018 रा0नि0आ0- 1575 .. त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के निमित्त राज्य निर्वाचन आयोग 
के अधिसूचना संख्या 1550 दिनांक 20.11. 2018 में संलग्न अनुसूची 1 में साहेबगंज जिला के क्रमांक 106 के कॉलम 6 पर उल्लेखित 
X साहेबगंज / 09 / 01 / सातगाछी-(03 ) के स्थान पर X साहेबगंज / 09 / 01 / सातगाछी - (04) एवं कॉलम 8 में महिला के 
स्थान पर अन्य प्रतिस्थापित करते हुए उस हद तक संशोधित किया जाता है । 

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार 


ह० / - ( अस्पष्ट ), 

सचिव 
राज्य निर्वाचन आयोग, 

झारखण्ड, राँची 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1049 -- 50 


